रजिस्ट्री सं. डी. एल. - 33004/ 99 


REGD. NO. D. L.-33004 /99 . 


सत्यमेव जयते 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


सं. 236 


NEW DELHLY 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग - खण्ड 3 - उप - खण्ड (i) 
PARTII - Section 3 - Sub- section (i) 

प्राधिकार से प्रकाशित 

PUBLISHED BY AUTHORITY 
सं . 236 ] 

नई दिल्ली , बुधवार , मई 23 , 2007 /ज्येष्ठ 2, 1929 
No. 236 ] 

NEW DELHI,WEDNESDAY , MAY 23 , 2007 /JYAISTHA 2 , 1929 

वित्त मंत्रालय 
( राजस्व विभाग ) 

अधिसूचना . 
नई दिल्ली, 23 मई, 2007 

सं . 33 / 2007 - सेवा - कर 
सा . का .नि. 386 ( अ ).- वित्त अधिनियम , 1994 ( 1994 का 32 ) की धारा 93 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र 
सरकार , इस बात से संतुष्ट होने पर कि सार्वजनिक हित में ऐसा करना आवश्यक है , एतद्द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 65 में विनिर्दिष्ट सभी कर 
योग्य सेवाओं को , जो किसी भी व्यक्ति द्वारा प्रदान की गई हो भारत में विदेशी राजनयिक मिशन में या कौन्सुलर पद पर पदस्थ अधिकारियों के 
सरकार प्रयोग लिए उक्त अधिनियम की धारा 66 के अंतर्गत लगाए जाने वाले सम्पूर्ण सेवा - कर से छूट प्रदान करती है , अर्थात् : 

1. प्रक्रिया.- छूट का दावा करने के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई जाएगी, अर्थात् : 
(i) विदेश मंत्रालय का नयाचार प्रमाग इस आशय का प्रमाण पत्र जारी करें कि भारत में ऐसे विदेशी राजनयिक मिशन या कौन्सुलर पद 

पर पदस्थ अधिकारी प्रमाण -पत्र में यथा निर्धारित पारस्परिकता के सिद्धान्त के आधार पर, सेवा कर से छूट पाने का हकदार है ; 
( ii ) ऐसे विदेशी राजनयिक मिशन का प्रमुख या कौन्सुलर पद या ऐसा कोई व्यक्ति जिसे ऐसे मिशन या पद द्वारा प्राधिकृत किया गया हो , 

कर योग्य सेवा प्रदान करने वाले व्यक्ति को , मूल अण्डरटेकिंग के साथ - साथ ऐसे प्रमाण - पत्र की एक प्रति प्रदान करेगा जो उसके 
द्वारा या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित होगा और जिस पर वित्तीय वर्ष से लेकर अब तक की क्रम 
संख्या लिखी होगी और अद्वितीय पहचान संख्या जो राजनयिक एजेन्ट या कैरियर कौन्सुलर आफिसर को जारी किए गए पहचान पत्र 
में दर्ज है , छपी होगी और जिसमें यह उल्लेख होगा कि प्राप्त सेवा उक्त विदेशी राजनयिक या कौन्सुलर आफिसर सरकारी प्रयोजन 

के लिए है । 
( ii ) ऐसे विदेशी राजनयिक या कौन्सुलर पद का प्रमुख या इस प्रकार प्राधिकृत कोई व्यक्ति ऐसे अण्डरटेकिंग्स का एक लेखा- जोखा 

रखेगा जो किसी वित्तीय वर्ष के दौरान जारी किए गए हों और ऐसे लेखों में शामिल होंगे -- 
( क ) ऐसे अण्डरटेकिंग्स के जारी होने की क्रम संख्या, और 

( ख ) कर योग्य सेवा प्रदान करने वाले का नाम और पंजीकरण संख्या, और . 
- ( ग ) कर योग्य सेवा का वर्णन और बीजक सं. । 
. (iv ) सेवा कर नियमावली, 1994 के नियम 4क में निहित प्रावधान के अंतर्गत जारी किया गया बीजक बिल या जैसी भी स्थिति हो , 

चालान में उक्त नियम के अंतर्गत दिए जाने के लिए अपेक्षित सूचना के अलावा , ऐसे अण्डरटेकिंग की क्रम सं. और तारीख ; तथा 

उक्त राजनयिक एजेंट या कैरियर कौन्सुलर आफिसर का अद्वितीय पहचान सं. दी गई हो ; और 
2519 GI / 2007 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II _ SEC . 3 (1)] 


- 


- - . 


MV 


V 


A 


A 


A 


WW 


( v ) अगले चरण में सत्यापन यदि कोई होता है , के प्रयोजन के लिए कर योग्य सेवा प्रदान करने वाला ऊपर बिन्दु सं. ( i ) में उल्लिखित 

दस्तावेज , जारी बीजक की एक प्रतिलिपि रखेगा । 

2. यदि विदेश मंत्रालय का नयाचार प्रभाग, भारत में किसी विदेशी राजनयिक या कौन्सुलर पद को प्रमाण - पत्र जारी करने के पश्चात् 
या जैसी भी स्थिति हो , राजनयिक मिशन या कैरियर कौन्सुलर अधिकारी को पहचान पत्र जारी करने के पश्चात् इसमें से एक या दोनों को वापस 
लेने का निर्णय लेता है तो यह विदेशी राजनयिक मिशन या कौन्सुलर पद को ऐसे प्रमाण - पत्र या पहचान पत्र जैसी भी स्थिति हो , के वापस लेने 
की सूचना देगा । 

3. ऐसे प्रमाण - पत्र या पहचान पत्र , जैसी भी स्थिति हो , के वापस लिए जाने की तारीख से, भारत में पदस्थ विदेशी राजनयिक मिशन 
या कौन्सुलर पद के अधिकारी को सरकारी प्रयोजन के लिए सेवा- कर से प्रदान की गई छूट लागू नहीं होगी । 

[ 47 . F . 137/ 17/ 2007 - Topi-4 ] 

आशिमा बंसल , अवर सचिव 
MINISTRY OF FINANCE 
(Department of Revenue) 

NOTIFICATION 
New Delhi, the 23rd May, 2007 

No. 33 /2007 -Service Tax 
G .S .R . 386 (E ). — In exercise of the powers conferred by Section 93 of the Finance Act, 1994 ( 32 of 1994 ), the Central 
Government,being satisfied that it is necessary in the public interest so to do , hereby exempts all taxable services specified 
in Section 65 of the said Act provided by any person , for the official use of a foreign diplomatic mission or consular post in 
India , from whole of the service tax leviable under Section 66 of the said Act, namely :-- 
1. Procedure :- - To claim the exemption the following procedure shallbe fulfilled , namely : 

(i) the forcign diplomatic mission or consular post in India , is issued with a certificate by the Protocol Division 

of the Ministry of External Affairs that it is entitled to exemption from service tax , as stipulated in the 

certificate , based on the principle of reciprocity ; 
(ii) the head of such foreign diplomatic mission or consular post, or any person of such mission or post 

authorized by him , shall furnish to the provider of taxable service , a copy of such certificate duly authenti 
cated by him or such authorized person , along with an undertaking in original, signed by him or such 
authorized person , bearing running serial number commencing from a financial year and stating that the 

services received are for official purpose of the said forcign diplomatic mission or consular post; 
( iii) the head of such forcign diplomatic mission or consular post or such authorized person shall maintain an 

account of such undertakings issued during a financial year and such account shall contain :- . 
(a ) the serial number and date of issue of such undertakings; 
(b ) the name and the registration number of the provider of taxable service ; and 

(c ) the description of taxable service and invoice number . 
(iv ) the invoice or bilf or as the case may be , the challan issucd under the provision contained in rule 4A of the 

Service Tax Rules , 1994 shall , in addition to the information required to be furnished under the said rule , 
contain the serialnumber and the date of the undertaking furnished by the said head of foreign diplomatic 

mission or consular post; and 
(v) the provider of taxable service shall retain the documents referred to in point number (i) above along with a 

duplicate copy of invoice issued, for the purposes of verification . 

2. In case the ProtocolDivision of the Ministry of External Affairs , after having issued a certificate to any foreign 
diplomatic mission or consular post in India decides to withdraw it subsequently , it shall communicate the withdrawal of 
such certification to the foreign diplomatic mission or consular post . 

3 . The cxcmption from the whole of the service tax granted to the foreign diplomatic mission or consular post in 
India for officialpurpose shall notbe available from the date ofwithdrawal of such certification given to them . 

[F .No. 137 / 17/2007- CX .4 ] 
ASHIMABANSAL ,Under Secy ." 


[ भाग II - खण्ड 3( ) ] 

भारत का राजपत्र : असाधारण 

अधिसूचना 
नई दिल्ली, 23 मई, 2007 

सं . 34 / 2007 - सेवा - कर 
सा . का .नि . 387( अ ). - वित्त अधिनियम , 1994 ( 1994 का 32 ) की धारा 93 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र 
सरकार , इस बात से संतुष्ट होने पर कि सार्वजनिक हित में ऐसा करना आवश्यक है , एतद्द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 65 में विनिर्दिष्ट सभी कर 
योग्य सेवाओं को , भारत में विदेशी राजनयिक मिशन में या कौन्सुलर पद पर पदस्थ विदेशी एजेंटों या कैरियर कौन्सुलर अधिकारियों के व्यक्तिगत 
प्रयोग या उनके पारिवारिक सदस्यों के प्रयोग के लिए , उक्त अधिनियम की धारा 66 के अंतर्गत लगाए जाने वाले सम्पूर्ण सेवा कर से छूट प्रदान 
करती है, अर्थात् : 

1. प्रक्रिया.- छूट का दावा करने के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई जाएगी , अर्थात् :- . 
(i) विदेश मंत्रालय का नयाचार प्रभाग इस आशय का प्रमाण - पत्र जारी करें कि भारत में ऐसे विदेशी राजनयिक मिशन या कौन्सुलर पद 

पर पदस्थ राजनयिक एजेंन्ट्स या कैरियर कौन्सुलर अधिकारी प्रमाण - पत्र में यथा -निर्धारित पारस्परिकता के सिद्धान्त के आधार 

पर , सेवा कर से छूट पाने का हकदार है । 
( i) विदेश मंत्रालय का नयाचार प्रभाग या संबंधित राज्य का नयाचार प्रभाग ऐसे प्रत्येक राजनयिक एजेंट या कैरियर कौन्सुलर अधिकारी 

को पहचान पत्र प्रदान करेगा जिसमें उसकी अद्वितीय पहचान संख्या लिखी होगी और इस पर ऐसे राजनयिक एजेंट या कैरियर 
कौन्सुलर अधिकारी का फोटोग्राफ और नाम तथा उस विदेशी राजनयिक मिशन या कौन्सुलर पद का नाम , भारत में जहां वह पदस्थ 

है , भी लिखा होना चाहिए । 
(iii ) ऐसे विदेशी राजनयिक मिशन का प्रमुख या कौन्सुलर पद या ऐसा कोई व्यक्ति जिसे ऐसे मिशन या पद द्वारा प्राधिकृत किया गया हो , 

करयोग्य सेवा प्रदान करने वाले व्यक्ति को , मूल अण्डरटेकिंग के साथ- साथ ऐसे प्रमाण पत्र की एक प्रति प्रदान करेगा जो उसके 
द्वारा या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा विधिवत् हस्ताक्षरित होगा और जिस पर वित्तीय वर्ष से लेकर अब तक की क्रम 
संख्या लिखी होगी और अद्वितीय पहचान संख्या जो राजनयिक ऐजेन्ट या कैरियर कौन्सुलर आफिसर को जारी किए गए पहचान पत्र 
में दर्ज है, छपी होगी और जिसमें यह उल्लेख होगा कि प्राप्त सेवा उक्त विदेशी राजनयिक या कैरियर कौन्सुलर आफिसर या उसके 

परिवार के सदस्यों के व्यक्तिगत प्रयोजन के लिए हैं । 
(iv ) ऐसे विदेशी राजनयिक या कौन्सुलर पद का प्रमुख या इस प्रकार प्राधिकृत कोई व्यक्ति ऐसे अण्डरटेकिंग्स का एक लेखा- जोखा 

रखेगा जो किसी वित्तीय वर्ष के दौरान जारी किए गए हों और ऐसे लेखों में शामिल होंगे 
( क ) ऐसे अण्डरटेकिंग्स के जारी होने की क्रम संख्या और ; 
( ख ) उस राजनयिक एजेंट का या कैरियर कौन्सुलर अधिकारी का नाम पद और अद्वितीय पहचान संख्या जिसके पक्ष में 

यह अण्डरटेकिंग जारी की गई है। 
( ग ) कर योग्य सेवा प्रदान करने वाले का नाम और पंजीकरण संख्या; और 

( घ ) कर योग्य सेवा का वर्णन और बीजक सं. । 
( v ) सेवा - कर नियमावली, 1994 के नियम 4क में निहित प्रावधान के अंतर्गत जारी किया गया बीजक बिल या जैसी भी स्थिति हो , 

चालान में उक्त नियम के अंतर्गत दिए जाने के लिए अपेक्षित सूचना के अलावा , ऐसे अण्डरटेकिंग की क्रम सं. और तारीख, तथा 

उक्त राजनयिक एजेंट या कैरियर कौन्सुलर आफिसर का अद्वितीय पहचान सं: दी गई हो, और 
( vi ) अगले चरण में सत्यापन यदि कोई होता है , के प्रयोजन के लिए कर योग्य सेवा प्रदान करने वाला ऊपर बिन्दु सं. ( II ) और ( III ) 

में उल्लिखित दस्तावेज, जारी बीजक की एक प्रतिलिपि रखेगा । 

2. यदि विदेश मंत्रालय का नयाचार प्रभाग, भारत में किसी विदेशी राजनयिक या कौन्सुलर पद को प्रमाण - पत्र जारी करने के पश्चात् 
या जैसी भी स्थिति हो, राजनयिक एजेंट या कैरियर कौन्सुलर अधिकारी को पहचान पत्र जारी करने के पश्चात् इसमें से एक या दोनों को वापस 
लेने का निर्णय लेता है तो यह विदेशी राजनयिक मिशन या कौन्सुलर पद को ऐसे प्रमाण - पत्र या पहचान पत्र जैसी भी स्थिति हो , के वापस लेने 
की सूचना देगा । 

3. ऐसे प्रमाण - पत्र या पहचान पत्र, जैसी भी स्थिति हो , के वापस लिए जाने की तारीख से, भारत में पदस्थ विदेशी राजनयिक मिशन 
या कौन्सुलर पद किसी व्यक्ति या उसके परिवार के सदस्यों को सेवाकर से प्रदान की गई छूट लागू नहीं होगी । 

[ फा . सं. 137/ 17 / 2007 - सी. एक्स -4 ] 

. आशिमा बंसल , अवर सचिव 


. 
- 
- 
- 


- 


. 
. 
. 


- 
- 
. 
. 


. 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II- - Sec. 3 (1) ] 


NOTIFICATION 
New Delhi, the 23rd May, 2007 

No . 34 /2007-Service Tax 


. G .S .R . 387 ( E ).-- In exercise of the powers conferred by Section 93 of the Finance Act, 1994 (32 of 1994), the Central 
Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts all taxable services specified 
in Section 65 of the said Act, provided hy any person , for the personal use or for the use of the family members of diplomatic 
agents or career consular officers posted in a foreign diplomatic mission or consular post in India , from whole of the service 
tax leviable under Section 66 of the said Act , namely :- - 


1. Procedure :- - To claim the cxemption the following procedure shall be fulfilled , namely : 


i) the Protocol Division of the Ministry of External Affairs issues a certificate that the diplomatic agents or career 

consular officers posted in such foreign diplomatic mission or consular post in India , are entitled to exemption 
from service tax , as stipulated in the certificate based on the principle of reciprocity ; 


(i ) the Protocol Division of the Ministry of External Affairs or the Protocol Department of the State concerned 

issues to each of such diplomatic agent or career consular officer an identification card bearing unique identi 
fication number and containing a photograph and name of such diplomatic agentor career consular officer and 
the name of the foreign diplomatic mission or consular post in India where he is posted ; 


.... 


( iii) the head of such forcign diplomatic mission or consular post or any person of such mission or post authorized 

by him , shall furnish to the provider of taxable service, a copy of such certificate duly authenticated by him 
alongwith an undertaking in original, signed by him , bearing running serial number commencing from a finan 
cial year and the unique identification number as appearing in the identification card issued to the diplomatic 
agent or career consular officer and stating that the scrvices received are for personal use of the said diplomatic 
agent or career consular officerofmembers of his/her family ; 


. 


. 


.. 


..... 


(iv ) the head of such foreign diplomatic or consular post or such authorized person shall maintain an account of 

such undertakings issued during a financial year and such account shall contain : 


---.-....... 


. 


( a ) the serial number and date of issue of such undertakings; 


.. 


hii 


.. 


(b ) the name, designation and unique identification number of the diplomatic agent or career consular 

officer in favour ofwhom such undertaking has heen issued ; 


. 


.------... 


( c ) the name and the registration number of the provider of taxable service ; and 
(d ) the description of taxable service and invoice. 


. 


. 


. 


(vi) the invoice or bill or as the case may he, the challan issued under the provision contained in rule 4A of the 

Service Tax Rules, 1994 shall , in addition to thc information required to bc furnished ander the said rule, contain 
the serial number and the date of such undertaking and the unique identification number of the diplomatic 
agent or carcer consular officer , and 


... 


(v ) the provider vi taxable service shall retain the documents referred to in point numbers ( ii) and ( iii ) above 

alongwith a duplicate copy of invoice issued for the purposes of verification . 


. 


.-- 


. 


2 . In case the Protocol Division of the Ministry of External Affairs, after having issued a certificate to any foreign 
diplomatic mission or consular post in India or as the case may be the identification card issued to a diplomatic agent or 
career consular officer, decides to withdraw anyone or both of them subsequently , it shall communicate the withdrawalof 
such certificate or identification card , as the case may be , to the foreign diplomatic mission or consular post. 


- 


- 


. 


3 . The cxcmption from the whole of the service tax granted to the foreign diplomatic mission or consular post in 
India for the personal use or use of their family members shall not be available fom the date of withdrawal of such 
certification or identification card or as the case may be , 


[F . No . 137 / 17 /2007 -CX.4 } 
ASHIMA BANSAL ,Under Secy. 


[ भाग II - खण्ड 


3 ( i) 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


- 


- 


अधिसूचना 
नई दिल्ली, 23 मई, 2007 

सं. 35 / 2007 - सेवा - कर 
सा. का .नि . 388( अ ), -वित्त अधिनियम, 1994 ( 1994 का 32 ) की धारा 93 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत 
सरकार, इस बात से संतुष्ट हो जाने पर कि सार्वजनिक हित में ऐसा करना आवश्यक है, एतद्द्वारा भारत सरकार के वित्त मंत्रालय ( राजस्व विभाग ) 
की निम्नलिखित अधिसूचनाओं को , निम्न सारणी के स्तम्भ ( 2 ) में यथा विनिर्दिष्ट , ऐसे निरसन के पूर्व की गई या करने से लोप की गई बातों को 
छोड़कर निरसित करती है , अर्थात् : - 

सारणी 
क्रम सं . 

अधिसूचना सं. तथा तारीख 

( 2 ) 
1. 5/96 - सेवा कर, दिनांक 3 अप्रैल , 1996 [ सा . का .नि. 174 ( अ ) , दिनांक 3 अप्रैल , 1996 ] 
2. 10/96 - सेवा कर , दिनांक 26 नवम्बर , 1996 [ सा. का. नि. 543 ( अ ), दिनांक 26 नवम्बर , 1996 ] 
3. 44/ 98 - सेवा कर , दिनांक 20 जनवरी, 1998 [ सा. का. नि. 47 ( अ ), दिनांक 20 जनवरी, 1998 ] 
4. 50 / 98 - सेवा कर , दिनांक 15 जून , 1998 [ सा . का. नि. 346( अ), दिनांक 15 जून , 1998 ] 
5. 51 / 98 - सेवा कर , दिनांक 15 जून , 1998 [ सा . का. नि. 347( अ ), दिनांक 15 जून , 1998 ] 
6. 1/ 2001 - सेवा कर , दिनांक 3 जुलाई, 2001 [ सा. का.नि.. 504 ( अ), दिनांक 3 जुलाई , 2001 ] 


( 1 ) 


. 


. [ फा. सं. 137 /17/2007 - सी. एक्स - 4 ] 

- आशिमा बंसल , अवर सचिव 


. 


.... 


NOTIFICATION 
New Delhi, the 23rd May , 2007 

No. 35 /2007 -Service Tax 
G .S .R . 388 (E ). — In exercise of the powers conferred by Section 93 of the Finance Act, 1994 ( 32 of 1994), the Central 
Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby rescinds the following notifications 
of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue ), as specified in column (2 ) of the Table 
below , except as respects things done or omitted to be done before such recession namely : 

TABLE 
Serial Number 

Notification number and date 


5 /96 - Service Tax, dated the 3rd April, 1996 (G .S.R . 174 (E ), dated the 3rd April, 1996 ) 
10/96 - Service Tax , dated the 26th November, 1996 [ G. S. R. 543( E), dated the 26th November , 1996 ] . 
44/ 98 - Service Tax , dated the 20th January , 1998 (G .S.R . 47(E ),dated the 20th January , 1998] 
50 /98 -Service Tax , dated the 15th June, 1998 [G :S.R . 346 (E ), dated the 15th June , 1998 ] 
51 /98-Service Tax, dated the 15th June , 1998 [ G.S. R. 347( E), dated the 15th June, 1998 ] 
1/ 2001 -Service Tax, dated the 3rd July, 2001 [ G.S. R. 504( E), dated the 3rd July, 2001] 

___ [F. No. 137/ 172007- CX. 43 
ASHIMA BANSAL,Under Secy. 


25 /461 / 07 - 2 


Printed by the Manager , Govt: of India Press, Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054 . 


